रजिस्ट्री सं.डीएल- ( एन ) 04 /0007/ 2003-20 


REGISTERED No.- DL-( N ) 04/ 0007/ 2003-20 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


का 


सी.जी.-डी.एल.- सा .- 29052020-219636 
CG - DIL - W - 29052020-219636 

साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 21 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , मई 23 मई 29, 2020 ( ज्येष्ठ 2, 1942 ) 
NEW DELHI, SATURDAY ,MAY 23 — MAY 29 , 2020 (JA YAISHTHA 2 , 1942 ) 


No.21 ] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग - खण्ड 2 


[ PARTI - SECTION2 ] 


[ (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की 

नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 
[Notifications regarding Appointments , Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the 
Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ] 


गृह मंत्रालय 


नई दिल्ली -01 , दिनांक 20 मार्च 2020 
सं. I – 18011 / 13 / 2019- आई.पी.एस. -4 – भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा) नियम , 1954 के नियम 3- क 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पश्चिम बंगाल संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष दर्शाई तिथि से 
भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं: 
परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम 

स्थायीकरण की तिथि 
श्री जसप्रीत सिंह, भा.पु.से. ( पश्चिम बंगाल: 2016 ) 

19.12.2019 
श्री वीदित राज भुन्देश, भा.पु.से. ( पश्चिम बंगालः 2016 ) 

अंजन सरकार, अवर सचिव 


क्र . सं . 


1 . 


2 . 


19.12.2019 


दिनांक 8 मई 2020 
सं . [ -18011 / 12 / 2019 - आई.पी.एस.- 4 — भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 ए 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के तमिलनाडु संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के 
समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं : 
परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम 

स्थायीकरण की तिथि 
श्री कृष्णराज आर., भा.पु.से. ( टी.एन .: 2015) 
श्री अल्लटिपअली पवन कुमार रेड्डी, भा.पु.से. ( टी . एन : 2016 ) 

( 377 ) 


क्र . सं . 


1 . 


28.12.2019 


2 . 


19.12.2019 


1--72GI/ 2019 


378 


भारत का राजपत्र, मई 23, 2020 ( ज्येष्ठ 2 , 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


, 


क्र . सं . 


स्थायीकरण की तिथि 


3. 


19.12.2018 


4 . 


परिवीक्षाधीन भा.पु.से. अधिकारी का नाम 
श्री डी.एन. हरि किरन प्रसाद , भा.पु.से. ( टी . एन .: 2016) 
श्री डोंगरे प्रवीण उपेश, भा.पु.से. ( टी . एन.: 2016 ) 
श्री आर. शिव प्रसाद, भा.पु.से. ( टी . एन .: 2016) 
श्री जवाहर जी , भा.पु.से. ( टी . एन .: 2016 ) 


19.12.2018 


5 . 


19.12.2018 


6 . 


19.12.2018 


अंजन सरकार, अवर सचिव 


1 . 


नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2020 
सं . आई -18012 / 06 / 2020 - आईपीएस - 1 — भारतीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 - क द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति मध्य प्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को , प्रत्येक के 
सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं: 
सं . अधिकारियों के नाम ( सर्व श्री / सुश्री ) 

भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख 
राजेश सिंह 

24.04.2019 
2 . शशीन्द्र चौहान 

24.04.2019 
3. श्राकेश कुमार सगर 

24.04.2019 
भगवत सिंह विरदे 

24.04.2019 
राघवेन्द्र सिंह बेलवंशी 

24.04.2019 
6 . श्रीमती किरणलता केरकेट्टा 

24.04.2019 
7 . मनोज कुमार राय 

24.04.2019 

रवि निर्मल, अवर सचिव 


4. 


5 . 


क्र . सं . 


सं . आई -18012 / 04 / 2020 - आईपीएस - 1 — भारतीय पुलिस सेवा ( परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 - क द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति गुजरात संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने 
दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं: 
अधिकारियों के नाम ( सर्व श्री / सुश्री) 

भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख 
एस वी परमार 

13.04.2019 
ए एम मुनिया 

13.04.2019 
एम जे चावडा 
सुश्री उषा बी राडा 

13.04.2019 


1 . 


2 . 


3. 


13.04.2019 


4 . 


रवि निर्मल, अवर सचिव 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 
( उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 2020 
सं. 24017 / 44 / 2019 - आईपीआर- I— राष्ट्रपति, इस विभाग के दिनांक 20 सितंबर , 2019 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के 
अधिक्रमण और डब्ल्यूपी सं. 1431/2019 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.12.2019 के आदेश के 
अनुसरण में , एतद्दवारा न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त) मनमोहन सिंह को , 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् आगे एक वर्ष के लिए अर्थात 
21.09.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , अध्यक्ष, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड ( आईपीएबी), चेन्नई के पद पर 
बनाए रखने की अनुमति प्रदान करते हैं । 

श्रुति सिंह, निदेशक 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2020 
सं. ए. 19011 / 07 / 2019 - स्थापना राष्ट्रपति , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 मार्च, 2020 के आदेश संख्या 
2 / 1 / 2019 - ईओ (एसएम. I) के अनुसरण में , श्री बी.एन.रेड्डी, आईएफएस (1993) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 


भाग [ -खण्ड 2 ]] 


भारत का राजपत्र, मई 23, 2020 ( ज्येष्ठ 2 , 1942 ) 


379 


दिनांक 02.03.2020 से 3 वर्ष की समग्र अवधि के लिए दिनांक 26.02.2022 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो , संयुक्त 
सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

परवीन कुमार, अवर सचिव 


दिनांक 17 मार्च 2020 
सं. ए. 19011 / 01 / 2020 - स्थापना — राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 फरवरी, 2020 के आदेश संख्या 
33 / 04 / 2020 -ईओ (एसएम. I) के अनुसरण में, श्री नवनीत मोहन कोठारी, आईएएस ( एमपी.2001) को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग 
की पे मैट्रिक्स के लेवल 14 में , पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में दिनांक 12.03.2020 के पूर्वाह्न से अर्थात पदभार ग्रहण करने 
की तारीख से पांच वर्ष की समग्र अवधि के लिए दिनांक 18.04.2021 तक अथवा आगामी आदेशों तक , जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव 
के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

परवीन कुमार, अवर सचिव 


महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2020 
सं. प्रशा. - 19 / 10 / 2019 - प्रशा. — अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर , महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव 
श्री रबींद्र पंवार , भा.प्र.से. ( बीएचः1985 ), दिनांक 30.04.2020 ( अपराह्न ) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं । 

बी.बी. बसेशंकर, अवर सचिव 


दिनांक 6 मई 2020 


सं. प्रशा. - 47 / 4 / 2015 - प्रशा. - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 36 / 01 / 2020 - ईओ(एसएम . I) दिनांक 
26.04.2020 के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री अजय टिर्की, भा.प्र.से. (एमपीः1987) को दिनांक 01 मई, 2020 को पूर्वाह्न से महिला एवं बाल 
विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

बी.बी. बसेशंकर, अवर सचिव 


इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

( राष्ट्रीय सूचना - विज्ञान केन्द्र ) 

चंडीगढ़ -160009, दिनांक 31 मार्च 2020 
सं . रा. सू – वि.कें / च. केंद्र / 1(16) / 2012 - प्रशासन — श्री नवनीत कुकरेजा, वैज्ञानिक - जी ( कर्मचारी कोड 1306 ) राष्ट्रीय 
सूचना -विज्ञान केन्द्र, केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ केन्द्र से 31 मार्च, 2020 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त 
हो गए हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त कर दिया गया है । 

बलराज सिंह, उप निदेशक 


380 


THE GAZETTE OF INDIA ,MAY 23 , 2020 ( JYAISHTHA 2 , 1942 ) 


[PART I — SEC 2 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi- 01 , the 20th March 2020 


No. 1-18011 / 13 /2019 -IPS. IV – In exercise of powers conferred by Rule - 3A of the Indian Police Service (Probation ) 
Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of 
West Bengal in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names : 


Sl. No. 


1 . 


Name of the IPS Probationer 
Shri Jaspreet Singh , IPS (WB: 2016 ) 
Shri Vidit Raj Bhundesh , IPS (WB : 2016 ) 


Date of confirmation in IPS 

19.12.2019 
19.12.2019 


2 . 


ANJAN SARKAR , Under Secretary 


The 8th May 2020 
No. 1-18011 / 12/ 2019 -IPS . IV – In exercise of powers conferred by Rule - 3A of the Indian Police Service (Probation ) 
Rules, 1954 , the President is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of 
Tamil Nadu , in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names: 


Sl. No. 


1 . 


2 . 


Name of the officers 
Shri Krishnaraj R , IPS ( TN : 2015 ) 
Shri Allatipalli Pavan Kumar Reddy, IPS ( TN : 2016 ) 
Shri D. N. Hari Kiran Prasad , IPS (TN : 2016 ) 
Shri Dongare Pravin Umesh , IPS ( TN : 2016 ) 
Shri R. Shiva Prasad , IPS ( TN : 2016 ) 
Shri Jawahar G., IPS ( TN : 2016 ) 


Date of confirmation in the IPS 

28.12 . 2019 
19.12.2019 
19.12.2018 
19.12.2018 
19.12.2018 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


19.12.2018 


ANJAN SARKAR , Under Secretary 


New Delhi, the 11th May 2020 
No. 1-18012 /06 /2020 -IPS. I — In exercise of powers conferred by Rule - 3A of the Indian Police Service (Probation ) 
Rules, 1954 , the President is pleased to confirm the following Members of the Indian Police Service allocated to Madhya 
Pradesh Cadre in the Indian Police Service with effect from the dates indicated against each : 


Sl. No. 


Date of confirmation 

24.04 . 2019 


1 . 


2 . 


24.04 . 2019 


3 . 


Name of the officers (S / Shri/Ms.) 
Cadre Rajesh Singh (SL - 2017) 
Cadre Shashindra Chouhan (SL -2017 ) 
Cadre Rakesh Kumar Sagar (SL - 2017 ) 
Cadre Bhagwat Singh Virde (SL - 2017 ) 
Cadre Raghvendra Singh Belwenshi (SL - 2017 ) 
Ms. Kiranlata Kerketta ( SL - 2017 ) 
Manoj Kumar Rai (SL - 2017 ) 


4 . 


5 . 


24.04 . 2019 
24.04 . 2019 
24.04 . 2019 
24.04 . 2019 
24.04 . 2019 


6 . 


7 . 


RAVINIRMAL , Under Secretary 


No. 1-18012 /04/2020 -IPS -I — In exercise of powers conferred by Rule -3A of the Indian Police Service (Probation ) 
Rules, 1954 , the President is pleased to confirm the following Members of the Indian Police Service allocated to Gujarat 
Cadre in the Indian Police Service with effect from the dates indicated against each : 


Sl. No. 


1 . 


Name of the officers ( S /Shri/Ms.) 
Shri S.V. Parmar 
Shri A.M.Muniya 


Date of confirmation 

13.04 . 2019 
13.04 . 2019 


2 . 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA ,MAY 23 , 2020 ( JYAISHTHA 2 , 1942) 


381 


Sl. No. 


Date of confirmation 


3 . 


Name of the officers (S /Shri/Ms.) 
Shri M.J. Chavda 
Ms. Usha B. Rada 


13.04 . 2019 


4 . 


13.04 . 2019 


RAVINIRMAL , Under Secretary 


MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
(DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE ) 


New Delhi, the 2nd March 2020 


No. 24017 /44 / 2019 - IPR - I — In supersession of this Department s Office Order of even number dated 
20th September, 2019 and in compliance with the order dated 18.12. 2019 passed by the Hon ble Supreme Court in WP No. 
1431/2019 , the President is hereby pleased to allow the continuation of Justice (Retd .) Manmohan Singh to the post of 
Chairman , Intellectual Property Appellate Board ( IPAB ), Chennai for a further period of one year beyond attaining the age 
of 65 years i.e. upto 21.09.2020 , or until further orders, whichever is earlier. 


SHRUTI SINGH , Director 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 


New Delhi, the 11th March 2020 


No. A.19011/07 /2019 - Estt . — In pursuance of Department of Personnel & Training s Order No. 2 / 1/2019 - EO ( SM.I) 
dated 2nd March , 2020 the President is pleased to appoint Shri B.N. Reddy , IFS ( 1993 ) as Joint secretary in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas w.e.f. 2.3.2020 for an overall period of 3 years upto 26.2.2022 or until further orders whichever is 
earlier. 

PARVEEN KUMAR , Under Secretary 


The 17th March 2020 


No. A.19011/01/2020 -Estt. — In pursuance of the Department of Personnel and Training s Order No. 33 /04 /2020 - EO 
(SM -I) dated 24.02.2020 , the President is pleased to appoint Shri NavneetMohan Kothari, IAS (MP: 2001) as Joint Secretary 
in the Ministry of Petroleum & Natural Gas, in Level 14 of the Pay Matrix of 7th CPC w.e.f. the forenoon of 12.3.2020 i.e. 
the date of assumption of charge of the post, for an overall period of five years upto 18.4.2021 or until further orders, 
whichever is earlier, vice Shri Ashutosh Jindal, IAS ( TR : 1995 ) 


PARVEEN KUMAR , Under Secretary 


MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 


New Delhi, the 30th April 2020 


No. ADMN - 19 / 10 /2019 -ADMN . — Consequent upon his attaining the age of superannuation , Shri Rabindra Panwar, 
IAS ( BH : 1985 ), Secretary in the Ministry of Women and Child Development stands retired from Government service with 
effect from 30.04.2020 (afternoon ) . 

B.B. BASESHANKAR , Under Secretary 


The 6th May 2020 


No. ADMN -47 /4 /2015 -ADMN . — In pursuance of Department of Personnel and Training s Order No. 36 /01 /2020 
EO ( SM.I) dated 26.04.2020 , the President is pleased to appoint Shri Ajay Tirkey , IAS (MP: 1987) as Secretary in the 
Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 01st May , 2020 . 


B.B. BASESHANKAR , Under Secretary 


382 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 23, 2020 ( JYAISHTHA 2 , 1942) 


[PART I — SEC 2 


MINISTRY OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY 

(NATIONAL INFORMATICS CENTRE ) 


Chandigarh - 160009 , the 31 March 2020 


No. NIC / CHD / 1 ( 16 ) /2012-Admn.-Shri Navneet Kukreja , Scientist-G (Employee Code 1306 ) of National 
Informatics Centre , Chandigarh UT Centre is retiring on Superannuation from Government Service with effect from the 
afternoon of 31st March 2020 and he stands relieved of his duties from the same day . 


BALRAJ SINGH , Deputy Director 


महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली -110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली -110054 द्वारा ई - प्रकाशित 
UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI- 110002 

AND E -PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI- 110054 


SUBIR 
NARAYAN 
GARAI 


Digitally signedby 
SUBIR NARAYAN 
GARAI 
Date: 2020.05.29 
14:05:47 +0530 


